110 


. 


HA RYANA GOVT GAZ ., MARCH 3. (PHGN. 12, 1919 SAKA) 


I PIRTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर पुरूस्वार 


दिनांव: 29 जनवरी 3 फरवरी , 1998 


क्रमांक 1 3431-9-2-97 /1224.--- श्री मुलतान सिंह, पुत्र श्री दन्ह भागद, निवासी गांव दुधवा, तहसील दादरी, जिला भिवानी 
को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए ) (1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1936 
ज - 1-1981/ 372 5 7, दिनांकः 19 अक्तूबर, 1981 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 1789 -ज -1-794 
44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये प्रोर उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज - 2-93/15918, 
दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मन्जूर की गई थी । 


2 . 


अब श्री सुलतान सिंह की दिनांक 9 जुलाई, 1997 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तकः संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान 
[ की गई शक्तियों का प्रयोग करते हए इस जागीर को श्री मुलतान सिंह की विधवा श्रीमती धोधड़ी देवी के नाम रखी, 1998 से 

1,000 रुपये वापिक की दर से स्न्द में दी गई श्तों में प्रार्गत रददील करते हैं । 


दिनांक 18 फरवरी, 1998 


अमांक 125- ज - 2-98/ 1931. ~~ श्री . लप सिंह, पुन श्री लाभ सिंह निवासी गांव जुण्डला , तहसील वारनाल , 
जिला करनाल को पूर्वी पजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए ) , ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 538 - ज -- 1-85/ 13866 , दिनांक 2 मई, 1985 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और सके बाद अधिसूचना 
क्रमांक ] 1789- ज - 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 
2944 - ज - 2-93/ 15918 , दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 


2. प्रव श्री लर सिंह की दिनांक 15 जुलाई, 1995 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री दलीप सिंह की पत्नी श्रीमती प्रकाश कौर के नाम रबी , 1996 से 
1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

( हस्ता. ) 


अवर सवित्र, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


LATE NOTIFICATION 


